सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 श्रावण , 19 37 ( श०) 


संख्या 8 0 2 राँची, गुरुवार 


13 अगस्त, 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

3 अगस्त, 2 0 15 
संख्या - 1/ विविध- 880/ 2005 का0 - 6926 -- श्री आर0एस0 शर्मा, भा . प्र. से. ( झाः78), सचिव, संचार और 
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार , नई दिल्ली को उनके 
अनुरोध पर अखिल भारतीय सेवाएँ ( मृत्यु- सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम 16 (2) तथा 
भारत सरकार , कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिसम्बर, 2004 के 
अनुसार 16 (2) के परन्तुक के अन्तर्गत दिनांक 07 अगस्त, 2015 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के अपर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 8 0 2 – 50 | 


